निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 भाद्र 1936 ( AO ) 
पटना , सोमवार, 8 सितम्बर 2014 


( सO पटना 733 ) 


पटना, सामवार , सितम्बर ८OI + 


सं0 ग्रा0वि0 - 6 / अभि0 - 01 -14 / 2014 - 199847 

ग्रामीण विकास विभाग 


संकल्प 

5 सितम्बर 2014 
विषय : - वित्तीय वर्ष 2014- 15 में माँग संख्या - 42 मुख्य शीर्ष- 2501 ग्राम विकास के लिए कार्यक्रम उप 

मुख्य शीर्ष- 06 - स्वरोजगार कार्यक्रम लघु शीर्ष-101 स्वर्णजयंयती ग्राम स्वरोजगार योजना के 
अंतर्गत केन्द्रांश हेतु उप शीर्ष - 0202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ( एन0आर0एल0एम0 ) विपत्र 
कोड- पी0 - 2501061010202 ईकाई - 3104 सहायक अनुदान वेतन एवं राज्यांश लघु शीर्ष- 302 
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ( एन0आर0एल0एम0 ) विपत्र कोड - पी0 - 2501061010302 ईकाई 
3104 सहायक अनुदान की राशि के जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के संदर्भ में व्यय की प्रक्रिया 
का निर्धारण । 

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं तथा राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण का पंजीकृत संस्था के रूप में गठन किया गया है । जिसका प्रशासन व्यय केन्द्र सरकार 
एवं राज्य सरकार द्वारा 75 :25 के अनुपात में अनुदान के रूप में वहन किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2013-14 
तक इस योजना के अधीन भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की राशि सीधे अभिकरण के खाते में जमा की जाती 
थी एवं राज्यांश की राशि राज्य सरकार द्वारा सीधे अभिकरण को आवंटित की जाती थी । 

____ 2. चालू वित्तीय वर्ष 2014 -15 केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है । इसके 
अनुसार केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि अब एस0आर0एल0एम0 मद मे खोले गए दो अलग - अलग शीर्षों से 
बजट उपबंध के माध्यम से प्राप्त हो रही है । इसके व्यय की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार राशि की निकासी 
विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जाएगी जो इसे एस0आर0एल0एम0 के खाते में जमा करेंगे 


बिहार गजट ( असाधारण), 8 सितम्बर 2014 
तथा एस0आर0एल0एम0 द्वारा इसे पुन: अभिकरणों के खाते में जमा किया जाएगा । इस प्रक्रिया से 
अभिकरणों को प्रशासन व्यय की राशि प्राप्त होने में अधिक विलम्ब होता है । अत : इस कठिनाई को दूर 
करने का मामला सरकार के विचाराधीन था । 

____ 3. सम्यक विचारोपरान्त उक्त कठिनाई को दूर करने हेतु निर्णय लिया गया है कि आवंटनादेश के 
आधार पर विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि की निकासी कर संबंधित 
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के खातों में जमा कर देंगे । निकासी में केन्द्रांश एवं राज्यांश के लिए 
निर्धारित 75 : 25 के अनुपात का अनुपालन किया जाएगा । 

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तदनुसार प्राप्त राशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र 
विधिवत् निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे । 

4. इसमें मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण 
अंक में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

एस . एम . राजू , 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 733 -571 + 100 -डी०टी०पी० । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


